रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल० -33004/ 97 


REGD. NO . D . L.- 33004/97 


सम्पपवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण ( 1 ) 
PART II — Section 3 Sub -section (li ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं064 ] 
No. 641 


नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28 , 1998 / माष 8, 1919 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28 , 1998 /MAGHA 8 , 1919 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) 

आदेश 
नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1998 


का . आ . 88( अ ). - केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) तारीख, 
3 नवंबर, 1993 में प्रकाशित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) के अधिसूचित आदेश संख्यांक का . आ . 835 ( अ ) तारीख, 
3 नवंबर, 1993 के अधीन स्थापित प्रसंस्कृत फल और अन्य प्रसंस्कृत खाध विकास परिषद् का बना रहना समाप्त हो जाएगा ; 

और केन्द्रीय सरकार, प्रसंस्कृत फल और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य विकास परिषद् के स्थान पर प्रसंस्कृत फल और सागभाजी, अनाज तथा पेय विकास 
परिषद् का गठन करना चाहती है ; 

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदस 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रसंस्कृत फल और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य विकास परिषद् को विघटित करती है और केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् ( प्रक्रिया 
संबंधी ) नियम, 1952 के नियम 2, नियम 3, नियम 4, और नियम 5 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रसंस्कृत फल और सागभाजी, अनाज उत्पाद तथा पेय विकास 
परिषद् नाम से ज्ञात विकास परिषद् का गठन करती है । 

उक्त प्रसंस्कृत फल और सागभाजी, अनाज उत्पाद तथा पेय विकास परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् : 


अध्यक्ष : 


सचिव, भारत सरकार 
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, . 
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, 
नई दिल्ली -110049. 


250GI/ 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SHC. 3(ii)] 


अन्य सदस्य : 
( क ) उद्योग के तकनीकी या अन्य पहलुओं के संबंध में विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्ति 

2. संयुक्त सचिव , भारत सरकार 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय , 
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, 

नई दिल्ली - 110049. 
3. श्री एस. डी . शुक्ला, 

13/185, इंदिरा नगर, 
लखनऊ - 226016 . 
फैडरेशन ऑफ बिस्कुट मैम्युफैक्चरर एशोसिएशन, 
पीएचडी हाऊस, एशियन गेम्स गांव के सामने , 
अगस्त क्रांति मार्ग, 

नई दिल्ली - 110049. 
5 . निदेशक , 

सैन्ट्रल फूड टैक्नॉलोजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट , 


मैसूर 


6 . 


7 . 


8. 


अध्यक्ष, 
ऑल इंडिया फूड प्रिजर्वरस एसोसिएशन , 
206 , अरविंदो प्लेस, 
हाज खोस, नई दिल्ली - 110016. 
श्री अशोक एन. कुलकर्णी, 
एडिक्टर, 
पैकेजिंग टैक्नॉलोजी, 
8947 / 229 - ए, कान्नमवार नगर, 
विखोली ( पूर्व ), 
मुम्बई- 400083. 
अध्यक्ष, 
इंडियन कन्फैक्शनरी मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन , 
शुगर हाऊस , 39 , नेहरू प्लेस , 
नई दिल्ली । 
अध्यक्ष, 
कॉन्फेडरेशन ऑफ फूड ट्रेड एंड इंडस्ट्री, 
फैडरेशन हाऊस, तानसेन मार्ग , 
नई दिल्ली । 
अध्यक्ष, 
रोलर प्लोर मिल्स फैडरेशन ऑफ इंडिया , 
थापर चैम्बर्स - II, द्वितीय तल , 
फ्लैट नं. 29/ 33, 
कालिंदी कालोनी के सामने , 
6 - बी , रिंग रोड , 
नई दिल्ली - 110014. 
श्री आर. गोपालकृष्णन, 
उपाध्यक्ष, 
हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, 
" अकफील्डस " पी . बी . नं. 3777 , 
मराठाहल्ली, पी . ओ., बंगलौर । 


10. 


11. 


[ भाग II - खण्ड ३ (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


( ख ) औद्योगिक उपक्रमों के स्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति 


12. श्री गोपाल शर्मा, 


गोदरेज फूड्स, 


मणिदीप 
भोपाल 

मध्य प्रदेश 
13. श्री डी . जी. राजन , 

प्रबंध निदेशक , 
इंडियन ट्रॉपिकल एग्रो फूड्स, 
विक्टोरिया स्ट्रीट , 

तूतीकोरिन - 628011. 
14. श्री किरण सिंह देव, 

पूर्व एम. एल. ए., . 
मदनापुर रामपुर , 
जिला कालाहाण्डी, 

उड़ीसा । 
15. श्री पी . एम . सिन्हा, 

प्रबंध निदेशक 
मैसर्स पेप्सिको इंडस्ट्रीज होल्डिग्स , 
मोहन देव बिल्डिग , 
टालस्टाय मार्ग , 

नई दिल्ली - 110001 . 
16. श्री मनमोहन मलिक , 

प्रबंध निदेशक , 
हिमालय इंटरनेशनल लिमिटेड , 
87 . 90 इंडस्ट्रियल एरिया , 
शुभ खेड़ा गांव , 
पौंटा साहिब - 173025 

पंजाब । 
17 . प्रबंध निदेशक , 

यूनाइटेड डिस्ट्रीलीज इंडिया लिमिटेड , 
306 - 310, प्रथम तल, वैस्टमिन्स्टर, 
13, चुनिंघम रोड, 

बंगलौर - 560052 
( ग ) औद्योगिक उपक्रमों में नियोजित व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति 
18. प्रबंध निदेशक , 

पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन , 
एस. सी . ओ. 301 - 308, सैक्टर- 35 - बी , 

चंडीगढ़ 
19. श्रीमती निरूपमा बरूआ, 

माईन फूड प्रोसेसिंग कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड , 
पी . ओ. निरूपमा, 
चेनी कुथीहिल साइड, 
गुवाहाटी, 
असम । 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( 1)] 


( प ) उपभोक्ता वस्तुओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति 
20. डॉ. एस . बाल, 

प्रमुख , 
पोस्ट हार्वेस्ट, टैक्नोलॉजी सेंटर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग , 
आई. आई टी . खड़गपुर -721302, 

पश्चिम बंगाल । 
21. श्री मामस रंजन मल्लिक , 

प्लाट नं. 4/69 इंडस्ट्रियल एरिया , 
यूनिट -III, भुवनेश्वर - 751001 . 

उड़ीसा । 
22. श्री एच. डी . शौरी , 

अध्यक्ष, 
कॉमन कॉज , 
ए - 31, वैस्टएंड कॉलोनी, 

नई दिल्ली. 
23. श्री एस. एन. मित्रा, 

मिदा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड , 
4, सायगोगू स्ट्रीट, 10वां तल , 

कलकत्ता - 700001. 
24. श्री अशोक खांबेकर, 

" सेकपुरा " , 
इंदिरा पथ, 

कोपारगांव - 423601. 
सदस्य सचिव 
25. निदेशक, 

इंचार्ज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडस्ट्रीज, 
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग , 
. नई दिल्ली -110049. 

2. केन्द्रीय सरकार विकास परिषद् ( प्रक्रिया संबंधी ) नियम, 1952 के नियम 2 के खंड ( ग ) के अनुसरण में उक्त विकास परिषद् के सचिव 
के कृत्यों के पालन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली - 110049 में प्रभारी निदेशक , फल और सागभाजी की नियुक्ति करती है । 

3. उक्त विकास परिषद् उद्योग ( विकास और विनियम ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन 
करेगी । 


[ फा . सं. 1 ( 3 )/ 97 - आई. पी . ] 

प्रतिभा करण, संयुक्त सचिव 


[ ATT II 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Policy and Promotion ) 

ORDER 
New Delhi, 28th January , 1998 


S .O . 88 (E ). - Whereas the Central Government is satisfied that the Development 
Council for Processed Fruits and Other Processed Foods established under a notified order of 
the Government of India in the Ministry of Industry ( Department of Industrial Development) 
number s.0 .835(E ) dated the 3rd November, 1993 published in the Gazette of India 
Extraordinary . Part II . Section 3 . Sub - section ( ü ) dated the 3rd November , 1993 shall cease to 


continue in being ; 

And whereas the Central Government desires to constitute a Development Council for 


Processed Fruits and Vegetables, Cereal products and beverages in place of the Development 
Council for Processed Fruits and Other Processed Foods; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub -section ( 1) of section 8 
of the Industries (Development and Regulation ) Act , 1951 (65 of 1951) the Central Government 
hereby dissolves the Development Council for Processed Fruits and Other Processed Foods and 
also in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act read with 
rules 2 , 3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules , 1952 , the Central 
Government hereby constitutes a Development Council, namely, the Development Council for 
Processed Fruits and Vegetables, Cereal Products and Beverages, for a period of two years from 
the date of publication of this Order in the Official Gazette . 

The said Development Council for Processed Fruits and Vegetables, Cereal Products and 
Beverages shall consist of the followingmembers, namely : 


CHAIRMAN : 


Secretary to the Government of India , 
Ministry of Food Processing Industries, 
Panchsheel Bhavan , August Kranti Marg , 
New Delhi - 110 049 . 


OTHER MEMBERS 


(a ) 


Persons having special knowledge relating to technical or other aspects of the industry 


Joint Secretary to the Government of India , 
Ministry of Food Processing Industries , 
Panchsheel Bhavan , August Kranti Marg , 
New Delhi - 110 049 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ 


Poet I site:36 


[PART II — SLC : 3 (11)] 


3. 


Shri Ş .D . Shukla , 
13 / 185, Indira Nagar , 
Lucknow - 226 016 . 


Federation of Biscuits Manufacturers Association , 
PHD House , Opposite Asian Games Village , 
August Kranti Marg , 
New Delhi - 110 049. 


Director, 
Central Food and TechnologicalResearch Institute , 
Mysore. 


President, 
All India Food Preservers Association , 
206 , Aurobindo Place, 
Hauz Khas, New Delhi - 110016 . 


Shri Ashok N . Kulkarni, 
Edictor , 
Packaging Technology , 
8947/229 - A , Kannamwar Nagar, 
Vikhroli ( East ), 
Mumbai - 400 083. 


President, 
Indian Confectionery Manufacturers Association , 
Sugar House , 39 , Nehru Place , 
New Delhi. 


President, 
Confederation of Food , Trade and Industry , 
Federation House, 
Tansen Marg , New Delhi. 


10 . 


President, 
Roller Flour Mills Federation of India , 
Thapar Chambers- II, 2nd Floor , 
Flat No .29/33, 
Opposite Kalindi Colony, 
6 - B , Ring Road , 
New Delhi - 110014 . 


11. 


Shri R . Gopalkrishnan , 
Vice Chairman , 
Hindustan Lever Limited , 
“ Brookfields" , P . B . No .3777 , 
Marathahalli P . O ., 
Bangalore. 


[ TT II - 448 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(b ) 


Persons capable of representing the interest of owners of industrial undertakings 


12 . 


14 . 


ShriGopal Sharma, 
GodrejFoods, 
Mandideep , 
Bhopal, 
MADHYA PRADESH , 
Shri D .G . Rajan , 
Managing Director, 
Indian Tropical Agro Foods, 
Victoria Street, 
Tuticorin - 628011. 
Shri Kiran Singh Deo , 
EX -MLA , 
Madnapur Rampur, 
District Kalahandi, 
ORISSA 
Shri P . M . Şinha, 
Managing Director, 
M /s. Pepsico Industries Holdings, 
Mohan Dev Building , 
Tolstoy Marg, 
New Delhi - 110001. 
Shri Manmohan Malik , 
Managing Director, 
Himalaya International Limited , 
87 - 90 Industrial Area , 
Village Shub Khera , 
Paunta Sahib - 173 025 . 
PUNJAB . 


5 . 


16 . 


17 . 


Managing Director, 
United Distillers India Limited , 
306 - 310 , First Floor, Westminster, 
13, Cunningham Road , 
Bangalore - 560052. 


( c ) 


Persons representing the interest of persons employed in industrial undertakings 


19. 


Managing Director, 
Punjab Agro Industries Corporation , 
SCO 307 - 308 , Sector 35 - B , 
Chandigarh . 
Mrs . Nirupma Baruwa , 
Modern Food Processing Cooperative Society Limited , 
P . O . “ Nirupma" , 
Cheni Kuthi Hill Side , 
Guwahati, 
Assam . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SEC . 3 ( 1)] 


(d ) 


Persons capable of representing the interest of consumer goods 


20 . 


Dr. S . Bal, 
Head , 
Post Harvest Technology Centre and Agricultural Engineering, 
IJT Kharagpur - 721302. 
WEST BENGAL 


21. 


Shri Manas Ranjan Mallick , 
Plot No. A /69 , Industrial Area , 
Unit- III , Bhubaneswar - 751 001. 
ORISSA . 


22 . 


Shri H . D . Shourie, 
President, 
Common Cause , 
A - 31, West End Colony, 
New Delni - 110021 . 
Shri S .N . Mitra , 
Mida & Company Private Limited , 
4 , Synagogue Street, 104h Floor , 
Calcutta - 700001. 


23 . 


24 . 


Shri Ashok Khambekar, 
“ Sajkpura " , 
Indira Path , 
Kopargaon - 423601 . 


Member- Secretary 


25. 


Director, 
Incharge of Fruits & Vegetable Processing Industries , 
Ministry of Food Processing Industries , 
Panchsheel Bhavan , August Kranti Marg, 
New Delhi - 110049. 


In pursuance of clause (c ) of rule 2 of the Development Councils (Procedural) Rules , 
1952 , the Central Government hereby appoints the Director in charge of Fruits and Vegetables , 
Ministry of Food Processing Industries, New Delhi-110049 to carry on the functions of the 
Secretary to the above mentioned Development Council. 


3 . The said Development Council shall perform such functions as specified in the Second 
Schedule to the Industries (Development and Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951). 

[ F . No. 1( 3 )/97-1. P . ] 
PRATIBHA KARAN , Jt . Secy . 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications. Delhi- 110054 — 1998 


